HARYANA GOVT. GAZ . , MAY 12, 2020 (VYSK. 22 , 1942 SAKA) 


55 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


न्याय प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 11 मई, 2020 
संख्या का आ ० 22 / के ० अ० 2 / 1974 / धा -20 / 2020 – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की 
धारा 20 की उप - धारा (1) तथा उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , 
हरियाणा सरकार , सामान्य प्रशासन ( सेवाएं ) विभाग, अधिसूचना संख्या 50 / 8 / 97 - S (1), दिनांक 30 अप्रैल , 1997 को 
विखण्डित करते हैं : 

परन्तु इस अधिसूचना के प्रकाशन पूर्व की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी । 


विजय वर्धन , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


56 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA .), MAY 12 , 2020 ( VYSK . 22 , 1942 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


Notification 


The 11th May, 2020 


No. S.O. 22 / C.A . 2 /1974 /S . 20 /2020.— In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and ( 2) of 
section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Central Act 2 of 1974 ), the Governor ofHaryana hereby rescinds 
the Haryana Government, General Administration (Services) Department, Notification No.50 /8 /97 -S (1), dated 
the 30th April, 1997: 

Provided that nothing shall effect anything done or any action taken prior to the publication of this 
notification . 


VIJAI VARDHAN . 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Administration of Justice Department. 


8761 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


